रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 11 , 2019 / कार्तिक 20 , 1941 
NEW DELHI,MONDAY , NOVEMBER 11, 2019 /KARTIKA 20 , 1941 


सं. 360 ] 
No. 360 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 
संकल्प 


नई दिल्ली , 11 नवम्बर , 2019 


विषय :- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) में महानिदेशक (संरक्षा ) के पद को भरने के लिए मानदंड । 

सं . ईआरबी -1/ 2019/11/ 2. — महानिदेशक ( कार्मिक ) के पद को महानिदेशक ( संरक्षा ) के पद के रूप में पदनामित 
करने के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप पे मेट्रिक्स के लेवल 17 रुपये 2, 25,000/- (निर्धारित ) में रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) में महानिदेशक ( संरक्षा ) के पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और पात्रता मानदंड को अधिसूचित करने का 
विनिश्चय किया गया है । 
2. पात्रता मानदंड 

भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा ( आई आर एस ई), भारतीय रेल यातायात सेवा ( आई आर टी एस ), भारतीय रेल 
यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ( आई आर एस एम ई) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा ( आई आर एस ई ई ) और भारतीय रेल 
सिगनल इंजीनियरी सेवा ( आई आर एस एस ई) से संबद्ध निम्नलिखित पदों/ ग्रेडों में कार्यरत अधिकारी, जिनकी पद में रिक्ति 
की तारीख को शेष सेवा एक वर्ष अथवा उससे अधिक है, पात्र होंगे : 
( क ) महाप्रबंधक ( ओएल )/( एनओएल ) और अ. अ. मा . सं. लखनऊ तथा भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी , वडोदरा के 

महानिदेशक; अथवा 
( ख) अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड; अथवा 
( ग) महाप्रबंधक ( ओएल)/(एनओएल ) के रूप में पैनलबद्ध; अथवा 
( घ ) नियमित आधार पर उच्च प्रशासनिक ग्रेड 

(1) 


5838 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I SEC . 1 ] 


3. 


3 . 1 


नियुक्ति की प्रक्रिया 
रेलवे बोर्ड के दिनांक 8. 07. 1987 के पत्र सं . ई( ओ )।।।- 82/ पीएम / 6/136 में निहित अनुदेशों के अनुसार उक्त 
उल्लिखित सेवाओं के वरिष्ठतम पांच अधिकारियों पर उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुरूप विचार करने के लिए एक 
चयन समिति होगी,जिसमें मंत्रिमंडल सचिव , इसके अध्यक्ष होंगे और सचिव , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा 
अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड इसके सदस्य होंगे । 


3. 2 


चयन समिति अधिकारियों की ए पी ए आर (15 वर्ष), अनुभव के आधार पर आकलन करेगी और बहु स्रोत फीडबैक 
के माध्यम से सामान्य प्रतिष्ठा, मेरिट, योग्यता और नेतृत्व जैसे गुणों का मूल्यांकन करेगी तथा महानिदेशक (संरक्षा ) 
के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन हेतु अधिकारी की सिफारिश करेगी । 
यदि जनहित में आवश्यक समझा जाए तो उपर्युक्त किसी प्रावधान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से 
आवश्यक सीमा तक छूट दी जा सकती है । इस प्रकार की कोई छूट दी गई हो तो उसे उपर्युक्त पद पर नियुक्ति की 
सिफारिश करते समय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के ध्यान में लाया जाएगा । 

आदेश 
यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विभिन्न ग्रुप ए रेल सेवाओं के सदस्यों के बीच परिपत्रित की 
जाए। 
यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। 

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 11the November, 2019 
Sub : Norms for filling up the post of Director General (Safety ) in Ministry of Railways (Railway Board ). 

No. ERB - 1/ 2019 / 11/ 2. - Consequent upon the decision of the Government of India to re- designate the post of 
Director General ( Personnel) as Director General ( Safety ), it has been decided to notify method and eligibility criteria for 

making appointment to the post of Director General (Safety) inthe Ministry of Railways ( Railway Board ) inlevel - 17 of 
pay matrix Rs . 2, 25, 000/ - (fixed ). 
2. Eligibility Criteria 

Officers belonging to Indian Railway Service of Engineers (IRSE ), Indian Railway Traffic Service (IRTS), 
Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME), Indian Railway Service of Electrical Engineers ( IRSEE ) and 
Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE ) working in the following posts / grades with residual service of one 
year or more on the date of occurrence of vacancy shall be eligible : 
(a) General Manager (OL )/(NOL ) including Directors General of RDSO , Lucknow and NAIR , Vadodara ; 

OR 

Additional Member, Railway Board ; OR 
( c ) empanelled as General Manager (OL )/(NOL ); OR 

( d ) Higher Administrative Grade on regular basis. 
3. Method of Appointment 

There shall be a Selection Committee comprising of Cabinet Secretary as Chairman , Secretary , DOP & T and 
Chairman , Railway Board as Members to consider five senior most officers of the above five Services in the 
order of their inter se seniority , drawn in accordance with instructions contained in Railway Board s letter No. 
E( O )III - 82 /PM/ 6/136 dated 08. 07. 1987 . 
The Selection Committee shall make assessment based on APARs (15 Years), experience profile of officers and 
evaluate such qualities as general reputation , merit , competence and leadership by way of multi source feedback 


( b ) 


3. 2 


[T 


OUS 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and recommend an officer for appointment to the post of Director General (Safety) for approval of 
Appointments Committee of the Cabinet. 


4 . 


Any of the above mentioned normsmay , if considered expedient in public interest, be relaxed to the extent 
necessary in consultation with the Department of Personnel & Training . Any such relaxation shall be specifically 
brought to the notice of the Appointments Committee of the Cabinet, while recommending appointment to the above 
post. 


ORDER 


Ordered that a copy of this Resolution be circulated among the members of the various Group ‘ A ’ Railway 
Services . 


Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information . 

SUSHANTKUMAR MISHRA, Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.11.13 
21:58 :59 + 05 30 


